निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 795) पटना , बुधवार , 28 सितम्बर 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2016 
सं0 7 / स्था01 - 14 - 32 / 2008सा0प्र0 - 8034 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 25046 दिनांक 
08 .04 .2016 द्वारा अनुशंसित एवं नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार पटना के पत्रांक - 290 दिनांक 05.05 . 2016 द्वारा 
किये गये अनुरोध के आलोक में श्री निरंजन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - II , नवगछिया को नगर विकास एवं 
आवास विभाग के अन्तर्गत गठित नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण -I, पटना के अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार 
पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएँ अगले आदेश तक नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपी जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


रामेश्वर प्रसाद दास , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 795 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


